Aद शासन 


पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 
तक. 114 - 009/2003/ 20 -01 - 03. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक . 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30- 5 - 2001. " 


- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 191 .] . . 


रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2009 - श्रावण 7, शक 1931 


- 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2009 . 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ -1 - 86 /18/ 2003. -- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगर पंचायत तिफरा, जिला बिलासपुर के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के 
अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. 


तिफरा नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता 
है । 


2 . 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा । 


. 


अनुसूची 


· क्रमांक 

( 1 ) 


वार्ड का नाम 

( 2 ) 


महाराणाप्रताप वार्ड 
पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
यदुनंदन वार्ड 
रानी दुर्गावती वार्ड 
डॉ . अम्बेडकर वार्ड 


4 


381 


. 


382 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2009 


- 


( 2 ) 


- 


- 


- 


रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 
डॉ. खूबचन्द्र बघेल वार्ड 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 
गुरू घासीदास वार्ड 
गौतम बुद्ध वार्ड 
पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड 
संत रविदास वार्ड 
सरदार पटेल वार्ड 
कालीमंदिर वार्ड 
विवेकानंद वार्ड 


14 


. 


वार्डों की चतुर्दिक सीमाएँ 


वार्ड क्रमांक - 1 महाराणा प्रताप नगर वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर मणिशंकर के मकान से गाकने नाला होते हुए औद्योगिक क्षेत्र तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण की ओर औद्योगिक क्षेत्र से राम कृष्ण त्रिपाठी के मकान होते हुए दुकालू के मकान तक । 
दक्षिण : दक्षिण से पश्चिम की ओर दुकालू मकान से कांति बाई के मकान होते हुए आशीष निवास तक ! 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर आशीष निवास से आशीष कश्यप के मकान होते हुए मणिशंकर पाण्डे के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 2 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
उत्तर : . उत्तर से पूर्व दिशा की ओर राजू भूषण के मकान से नर्मदा गोस्वामी के मकान होते हुए जमुना कौशिक के मकान तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर जमुना कौशिक के मकान से सुनील तिवारी के मकान होते हुए राजेन्द्र नगवानी के मकान होते हुए सुमन दास 

महंत के मकान तक । 
दक्षिण : दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर सुमन दास के गकाग से पवन सिंह, के मकान होते हुए राजकुमार के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर राजकुमार के मकान से गोवर्धन कश्यप , आ . एस . राव के मकान होते हुए राजभूषण के मकान तक । 


. 


. 


. वार्ड क्रमांक - 3 यदुनन्दन नगर वार्ड 
उत्तर से पूर्व दिशा की ओर नरेन्द्र शर्मा के मकान से अशोक अग्रवाल के घर होते हुए एवं शाबीर के घर होते हुए राधेश्याम लाल के घर . 


उत्तर 


: 


. 


तक । 


. 


पूर्व .. 


दक्षिण : 


पूर्व से दक्षिण की ओर राधेलाल के मकान से धरमजीत सिंह का मकान होते हुए ओ. पी. शुक्ला के घर से कमल देवांगन के घर होते हुए 
संतोष दुबे घर तक । 
दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर संतोष दुबे के घर से मोहम्मद हसन , जे. एन. कुर योगेन्द्र भोले के मकान होते हुए कमला घोष के 
मकान तक । 
पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर कमल घोष के मकान से देशमुख का मकान होते हुए नरेन्द्र शर्मा के मकान तक । 


पश्चिम : 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2009 


382 ( 1 ) 


... वार्ड क्रमांक - 4 रानी दुर्गावती वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर महेश जगमलानी के मकान से शारदा चौबे , आमनदास के मकान होकर पी. पी . ठेठवार के मकान 

तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर पी. पी. ठेठवार के मकान से मोहम्मद अली के मकान होकर राजेश मिश्रा के मकान तक । 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर राजेश मिश्रा के मकान से पियुष कोरी, राकेश अवस्थी के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर राकेश अवस्थी के मकान अनिल सिंह के मकान होते हुए महेश जयमलानी के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक - 5 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्वदिशा की ओर मोहन गुप्ता के मकान से कैलाश अवस्थी के मकान होते हुए सत्येन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर सत्येन्द्र श्रीवास्तव के मकान से बुद्ध प्रतिमा होते संतोष बाघमारे के मकान तक । 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर संतोष बाघमारे के मकान से गंगा बंसोर के घर होते हुए महेश उइके के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर महेश उइके के मकान से कैलाश साकरे के मकान होते हुए राकेश अवस्थी के मकान तक से मोहन गुप्ता के 

मकान तक । 


. 


वार्ड क्रमांक - 6 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर एफ . सी . आई. गोदाम से चैंननाथ निर्मलकर के मकान होते हुए पंचराम के घर आमापारा होते हुए 

लालजी साहू के घर तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर लालजी साहू के घर से राजकुमार के घर होते हुए लच्छी यादव के घर तक । 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर लच्छी यादव के घर से फागलाल ठेला होते हुए शुभम कॉम्पलेक्स लहरे के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर लहरे के मकान से सोसाइटी होते हुए एफ . सी. आई. गोदाम तक । 


वार्ड क्रमांक - 7 डॉ खूबचंद बघेल वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर राजसजीवन के घर से डोंगरा के घर होकर पासवान वकील के मकान तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर पासवान वकील के घर से मैतू के घर तक । 

दक्षिण : दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर मैतू के घर से भागवत कश्यप के घर होते हुए राम मंदिर तक । .. । 
• पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर राम मंदिर होते हुए हनुमान मंदिर के सामने नाला होते हुए रामसजीवन के घर तक । 


.... . वार्ड क्रमांक - 8 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड . 
उत्तर : उत्तर से पूर्वदिशा की ओर हेमन्त के घर से विष्णु चौक होते हुए ईश्वर कश्यप के घर तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर ईश्वर के घर से सुंदर साहू के घर होते हुए राधा कृष्ण मंदिर, भागवत बाबा के घर होते हुए महामाया 

. मंदिर तक । 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर महामाया मंदिर से रोशन के घर तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर की ओर बहेरामुड़ा से साहू के मकान होते हुए नोनिया पारा होकर हेमंत के घर तक । 


382 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2009 


wa 


. 


. 


- -- 


वार्ड क्रमांक - 9 गुरु घासीदास वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्वदिशा की ओर जगन्नाथ लोहार के मकान से राधेश्याम सूर्यवंशी के मकान होकर विशाल किराना स्टोर तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर विशाल किराना स्टोर, मन्नू , पानठेला से बनिया पारा होते हुए अशोक किराना स्टोर तक । 
दक्षिण : पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अशोक किराना स्टोर से संतोष यादव के घर होते हुए गुड़ी पारा तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर गुड़ीपारा से जगन्नाथ लोहार के घर तक । 


__ वार्ड क्रमांक - 10 गौतम बुद्ध वार्ड 
__ _ उत्तर : उत्तर से पूर्वदिशा की ओर अंजोरी के घर से अमेरी सरहद, औद्योगिक क्षेत्र होते हुए बिलासपुर नगर निगम सीमा तक । . 
. पूर्व : पूर्वदिशा से दक्षिण दिशा की ओर बिलासपुर नगर निगम सीमा से, मोतीलाल यादव के घर होते हुए गोखने नाला तक । 

दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर मोतीलाल यादव के घर से दरोगा केंवट के मकान तक । .. 
पश्चिम : दरोगा केवट के मकान से उड़ियापारा होते हुए अंजोरी के मकान तक । 


उत्तर 


वार्ड क्रमांक - 11 पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड 
: उत्तर से पूर्वदिशा की ओर जय अंबे फैक्ट्री से ऋषि आयरन तक । 
पूर्व . : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर ऋषि आयरन से आर्याकॉलोनी नगर पंचायत विद्युत मंडल से गोकने नाला भारतीय स्टेट बैंक तक । 
... दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर भारतीय स्टेट बैंक से रामप्रसाद कश्यप, घनसाय केंवट के घर तक । 

पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर घनसाय के मकान से जय अम्बे फैक्ट्री तक । 


वार्ड क्रमांक - 12 संत रविदास वार्ड . 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर तिफरा रेल्वे फाटक से माल धक्का के पीछे शांतिनगर इन्द्रपुरी एवं रेल्वे लाईन तक । 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओररेल्वे लाईन से कोलहिया डबरी तालाब तक । . 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर कोलिहा डबरी से कुशवाहा बाड़ा होते हुए रायपुर बिलासपुर सड़क तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर बिलासपुर रायपुर सड़क पर गोकने नाला विद्युत कॉलोनी होते हुए तिफरा रेल्वे फाटक तक । 


पार्ड क्रमांक - 19 सरदार पटेल वार्ड . . 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर डी. पी .एस . स्कूल से सिरगिट्टी सरहद तक (रेल्वे लाइन ) 
पूर्व : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर सिरगिट्टी (रेल्वे लाइन ) सरहद डिपरापारा तक । 
दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर डिपरापारा से संतु के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर संतु के मकान से बलराम सिंह काम्पलेक्स होते हुए डी. पी.एस . स्कूल तक । 


वार्ड क्रमांक - 14 काली मंदिर वार्ड . 
. . उत्तर . : उत्तर से पूर्वदिशा की ओर अशोक किराना से काली मंदिर तक । 
- पूर्व : पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा की ओर काली मंदिर से सोहन ताम्रकार के घर होते हुए परसदा सरहद तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2009 


. 382 ( 3 ) 


दक्षिण : दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर परसदा सरहद से तेज सिंह ठाकुर के मकान तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर तेज सिंह ठाकुर के मकान से भागवत कश्यप के मकान होते हुए अशोक किराना स्टोर तक । 


__ वार्ड क्रमांक - 15 विवेकानंद वार्ड 
उत्तर : उत्तर से पूर्व दिशा की ओर काली मंदिर के सामने धर्मशाला से रेल्वे लाइन तक । 
पूर्व । : पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर प्राथमिक शाला रेल्वे लाईन से पुलिस कॉलोनी तक । 
दक्षिण : . दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर पुलिस कॉलोनी से हाईटेक बस स्टैण्ड तक । 
पश्चिम : पश्चिम दिशा से उत्तर दिशा की ओर हाइटेक बस स्टैण्ड से धर्मशाला तक । 


Raipur , the 28th July 2009 


NOTIFICATION 


___ No . F-1 - 86 / 18/ 2003 . - Inexercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh , 
Municipalties Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) the State Government , hereby determine the extent of wards of Nagar 
Panchayat Tifra Distt . Bilaspur as per Schedule given below . 


. 


1- 


Devide Nagar Panchayat Tifra into 15 wards and define the limits of each ward as shown in Schedule. 


Notify that one member shall be elected for each such ward . 


SCHEDULE 


- 


No . of Wards . Name of Wards 


. 


Maharana Pratap Nagar Ward 
Pandit Dindayal Upadhyay Ward 
Yadunandan Nagar Ward 
RaniDurgawati Ward 
Dr. Ambedkar Ward 
Rani Lakshmi Bai Ward 
Dr . Khubchand Baghel Ward 
Gyama Prasad Mukharji Ward 
Guru Ghasi Das Ward 
Goutam Budh Ward : 
Pandit Sundar Lal Sharma Ward 
Sant Ravidas Ward 
Sardar Patel Ward 
Kali Mandir Ward 
Viveka Nand Ward 


382 ( 4 ) 


Sonic 


T75143 , fastia 29 


s 2009 


AN 


DESCRIPTION OF WARD LIMITS OF NAGAR PANCHAYAT TIFRA , 


Ward No. 1 Maharana Pratap Nagar Ward 


North 


: 


North to East - From Manisankar s house to Industrial area through Gokhne Nala. 


East 


: 


East to South - From Industrial area to Dukalu s house via Ram Krishna s house . 


South 


: 


South to West - Dukalu s house to Ashish Niwas via Kanti Bai s house . 


West . :. 


South West to North -- From Ashis Niwas to Ashis Kasyap s house and finally to Manisankar s 
· house . 


. 


. 


Ward No. 2 Pandit Dindayal Ward 


North 


: 


North to East -- From Rajbhusan house to Jamuna Kousik s house via Narmada Goswami s house . . 


East 


: 


East to South .– From Jamuna Kousik s house , Suman Das Mahant s house via Sunil Tiwari and 
Rajendra Nagwani s house . 


South 


: 


South to West - Suman Das Mahant house to Rajkumar s house . 


West : 


West to North - Rajkumar s house to Rajbhushan house . 


. Ward No . 3 Yadunandan Nagar Ward 


North 


: 


North to East -- From Narendra Sharma s house to Radhe Shyam s house via Ashok Agrawal s 
· house. 


, 


East 


: 


East to South - Radheshyam s house to Santosh Dube s house via Dharamjeet Singh s house and 
O .P . Shukla s house . 


South to West - Santosh Dube s house to Mohammad Hashan and J .N . Kurre s house . 


South : 
West : 


West to North -- Kamala Ghose house to Narendra Sharma s house via Desmukh house . 


Ward No. 4 Rani Durgawati Ward 


North 


:- 


North to East From Mahesh Jagmalani s house to P .P. Thethwar s house via Sharda Choube and 
Aman Das s house . 


East 


: 


East to South - From P. P . Thethwar s house up to Rajesh Mishra s house via Mohammad Ali s 
house . 


South : 


South to West - Rajesh Mishra house to Rakesh Awasthi s house via Piyush Kori s house . 


West : 


West to North - From Rakesh Awasthi s house to Mahesh Jagmalni s house via Anil Singh s house . 


I Ward No. 5 Dr. Ambedkar Ward 
North to East - From Ram Mohan Gupta s house to Satyendra Srivastav s house via Kailash Awasthi s 
house . 


North 


: 


East 


: 


East to South - From Satyendra Srivastav s house to Santosh Baghmare house . 


STATE T1947 , fajn, 29 2009 


382 ( 5 ) 


South 


: 


South to West - Santosh Baghmare s house via Gaga Bansor to Mahesh Uike house . 


West : 


West to North - Mahesh Uike house to Mohan Gupta s house via Kailash Sakare and Rakesh 
Awasthi s house. 


• Ward No.6 Rani Laxmi Bai Ward 


North 


: 


North to East - From F .C . I Godown to Laljee house Via Chain Nath s house and Pachram house . 


East 


:- . 


East to South - From Lalji house to Lachhi Yadav s house via Lachhi Yadav s house . 


South 


- 


South to West - Lachhi Yadav s house to Subham Complex up to Lahare s house via Faglal Thela : 


West 


: 


West to North - Lahare s house to F.C. I Godown . 


Ward No. 7 Dr. Khubchand Baghel Ward 


North 


:- . 


North to East - From Ramsajeevan house to Paswan Advocate s house via Dongare s house . . 


East 


: 


East to South - Paswan Advocate s house to Maitu s house . 


South : 


South to West - Maitu s house to Ram Mandir. 


West 


: 


West to North - From Ram Mandir, Hanuman Mandir infront of Ramsajeevan s house . 


Ward No.8 Shyama Prasad Mukharjee Ward 


North 


: 


North to East -- From Hemant house to Ishwar Kasyap s house via Vishnu Chowk . 


East 


: 


East to South – From Ishwar s house to Mahamaya s Temple via Sundar Sahu s house , Radha 
Krishna Mandir and Bhagwat Baba s house . 


South : 


South to West - From Mahamaya Temple to Roshan s house . 


West : 


West to North - Roshan s house to Hemant house via Noniya Para . 


Ward No. 9 Guru Ghasidas Ward 


North 


: 


North to East - From Jagannath Lohar s house to Vishal Kirana stóre via Radhe Shyam Suryawanshi s 
house . 


East 


: 


East to South -- From Vishal Kirana store , via Ashok Kirana Store via Mannu Pan Thela and Baniya 


Para . 


South 


South to West -- From Ashok Kirana store to Gudi Para . via Santosh Yadav s house . 


West 


: 


: 


West to North - Gudi Para to Jagannath Lohar s house . 


Ward No. 10 Goutam Budh Ward 


North : 


North to East - Anjori s house to Bilaspur Nagar Nigam Boundry via Ameri Boundry and Industrial 
Area . 


East 


: 


East to South - Nagar Nigam Bilaspur Boundry to Gokhne Nalla via Motilal Yadav s house . 


382 (6 ) 


ESTI HT 1649 , FGH18 29 ECTE 2009 


South 


: 


. 


West 


: 


South to West - Motilal Yadav s house to Daroga Kewat house. 
West to North - Daroga Kewat house to Anjori s house via Uriya Para . 

i . Ward No . 11 Pandit Sundarlal Sharma Ward 


North ; 


North to East - From Jai Ambe Factory ,to Rishi Iroń . 


: : 


East 


East to South - From Rishi Iron to Arya Colony extending to Nagar Panchayat Office up to State 
Bank Gokhne Nala via Electricity Board Office . 


South 


: 


South to West - From State Bank to Dhansai Kewat house via Ram Prasad Kasyap s House . 


West 


: 


West to North - From Dhansai Kewat house to Jai Ambe Factory . 


. 


. Ward No . 12 Sant Ravidas Ward 


North 


: 


North to East -- From Tifra Railway gate up to Indrapuri Railway Line via Shanti Nagar behind 
Maldhakka . 


East 


: 


East to South - Railway Line to Koliha Dabari Tank. 


South :- 
West : 


South to West - From Koliha Dabri to Raipur Bilaspur Road via Khuswaha Bada. 
West to North – From Gokhne Nala at Bilaspur-Raipur Road up to Railway Gate via Electric Colony . 


Ward No . 13 Sardar Patel Ward 


- 
min 
. 


North 


: 


East 


: 


North to East - From D .P.S. School to Sirgitty Boundry ( Railway Line ) 
East to South - Sirgitti Railway Line to Dipara Para. . ; 
South to West – Dipara Para to Santu s house . 
West to North – Santu s house to Balram Singh Complex up to D .P. S. School. 


South 


: 


- 


West 


. 


Ward No. 14 Kali Mandir Ward . 


Nort 


North to East - Ashok Kirana Store to Kali Mandir. 


North 


ta 


AS 


Store to Kali Mandi 


" 


North : 
East 


Fast to South -- From Kali Mandir to Solan Tamurakar s house and finally Parsada Boundry . 


South 


: 


South to West - Parsada Boundry to Tej Singh s house. 


. . 


West 


: 


West to North - From Tej Singh house to Ashok Kirana store via Bhagwat Kasyap s house . 


Ward No. 15 Vivekanand Ward 


North 


: 


North to East - KaliMandir Dharamsala to Railway Line. 


East 


:- 


East to South - From Railway Line to Police colony via Primary School Koria para . 


South 


: 


South to West - Pow .Colony to High Tech Bus Stand . 


West : 


West to North - From High Tech Bus Stand and finally to Kali Mandir Dharmasala . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से.तथा आदेशानुसार , 

हेमन्त पहारे , अतिरिक्त सचिव . 


MM 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2009 . 


